निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


9 भाद्र 1933 ( श ० ) 
संख्या 35 पटना, बुधवार , 

31 अगस्त 2011 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए० , आई ० एससी o , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-13 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


15-17 


2 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य 


वैयक्तिक सूचनाएं 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

3 अगस्त 2011 
सं ० प्र2 / आयोग सदस्य चयन -17 / 03(पार्ट ) -11-3476 — विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act , 2003 ) 
की धारा 82 की उप - धारा (5) एवं धारा 85 की उप - धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश चन्द्र 
झा, महाप्रबन्धक, वित्त ( सेवानिवृत्त), एन ० टी ० पी ० सी ० लि ० ( इकाई- काँटी बिजली उत्पादन निगम लि ०, काँटी) को उनके प्रभार 
ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी 
पहले हो , तक सदस्य , बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ( अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त) नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने 
अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त को विहित किया है । इस सेवाशर्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री सतीश चन्द्र झा को 
पेंशन की सकल रकम के साथ - साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों , की कटौती के अध्यधीन 
प्रति माह ₹ 22400-525-24500 ( अपुनरीक्षित) वेतन देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2011 
सं ० 4 ( न) नीति -102 / 2001-4662 — चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायत , एकमा बाजार ( सारण) का 
आम निर्वाचन , सितम्बर, 2011 में कराने का निर्णय लिया है , 

और चूँकि उक्त प्रयोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा -13 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रत्येक 
निर्वाचन के पूर्व वार्डों / पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है , 

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा -13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त 
नगर पंचायत का आम निर्वाचन, 2011 के लिए निम्नवत् वार्डों / पार्षदों की संख्या नियत की जाती है: 
नगर निकाय का नाम 

नियत वार्डों / पार्षदों की संख्या 


क्र ० सं ० 


1 


2 


3 


1 


नगर पंचायत, एकमा बाजार ( सारण ) 


19 ( उन्नीस ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अरविन्द कुमार सिंह, 
उप – सचिव - सह - निदेशक । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

16 अगस्त 2011 
विषय: - जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) का संशोधित औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन । 

सं ० 5 / पी 0 ( यां o) -3-10-108 / 2006-1573— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 213, 
दिनांक 7 जून 2002 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं 0 332, दिनांक 23 मार्च 2009 द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार 
के कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) का संशोधित वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था । विभागीय अधिसूचना सं0 1890 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


3 


पटना, दिनांक 24 नवम्बर 2009 तथा 1795 दिनांक 6 दिसम्बर 2010 द्वारा कतिपय कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक ) को 
अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति होने के कारण उनका नाम कार्यपालक अभियंता ( यॉत्रिक) की वरीयता सूची से 
हटाने तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 672, दिनांक 16 जून 2009, 3200 दिनांक 11 जून 2010, 1875 दिनांक 28 दिसम्बर 
2010 तथा 590 दिनांक 8 अप्रील 2011 द्वारा कतिपय सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) को कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के पद 
पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उनका नाम कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक ) की वरीयता सूची में यथा स्थान जोड़ने के लिए 
कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) की उक्त वरीयता सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है । 

2. उक्त के आलोक में अधीक्षण अभिंयता ( याँत्रिक ) पद पर प्रोन्नत पदाधिकारियों का नाम इस वरीयता सूची से 
हटाते हुए तथा सहायक अभियंता ( याँत्रिक ) से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक ) के पद पर प्रोन्नत पदाधिकारियों के यथा स्थान 
जोड़ते हुए कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) की संशोधित औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की जाती है । विभागीय अधिसूचना 
सं 0 1890 , दिनांक 24 नवम्बर 2009 तथा 1795 दिनांक 6 दिसम्बर 2010 द्वारा क्रमश: 6 एवं 8 को अधीक्षण अभियंता 
( यांत्रिक ) के पद पर नियमित प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप उनका नाम इस वरीयता सूची से हटा दिया गया है तथा 
विभागीय अधिसूचना संख्या 672, दिनांक 16 जून 2009 , 3200 दिनांक 11 जून 2010 , 1875 दिनांक 28 दिसम्बर 2010 तथा 
590 दिनांक 8 अप्रील 2011 द्वारा क्रमशः 10, 20, 7 एवं 3 पदाधिकारियों को कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के पद पर 
नियमित प्रोन्नति दिये जाने के कारण उन पदाधिकारियों का नाम इस वरीयता सूची में यथास्थान अंकित कर दिया गया है । 

3. भविष्य में यदि किसी कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के प्रोन्नति की तिथि में किसी तरह का परिवर्तन होता है 
तो तदनुसार वरीयता सूची में संशोधन किया जा सकेगा । 

4. प्रोन्नति की देय तिथि का निर्धारण मात्र कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) की वरीयता तय करने के निमित है । देय 
तिथि अथवा प्रभार ग्रहण की तिथि से भूतलक्षी वित्तीय लाभ की स्वीकृति सरकार के निर्गत संकल्प के अनुसार वित्त विभाग 
की सहमति के उपरान्त ही मान्य हो सकता है । 

5. वरीयता के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीयता 
सूची में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जायेगा । 

6. इस औपबंधिक वरीयता सूची की प्रति संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) को अग्रसारित किया जा रहा 


। 


जिन कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) को इस वरीयता सूची के संबंध में कोई आपत्ति / सुझाव देना हो , वे 

इस 
वरीयता सूची के प्रकाशन के एक माह के अंदर अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध कराएंगे । विचारापरान्त इस वरीयता सूची को 
अंतिम रूप दिया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

तौहीद हसन अंसारी, 
संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) की वरीयता सूची 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 213 , दिनांक 7 जून 2007 के कंडिका -3 ( ii ) एवं 
पत्रांक 745 दिनांक 5 फरवरी 2008 के क्रम में 

वर्ष 1978, 1991 कार्य अभि ० 
पदाधिकारी का नाम 

( यॉ ०) के पद 
एवं वर्ष 1993 के 

श्रेणी 
जन्म तिथि 

अभ्युक्ति 
सहा0 अभि 0( यॉ ०) 

पर प्रोन्नति की 

तिथि 
का वक्र0 


क्र ० 
सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


श्री ब्रजकिशोर शर्मा 


02-01-1942 


सामान्य 


28/78 


11-09-1974 


2 


श्री 


शत्रुघ्न 

सिंह 


07-01-1939 


सामान्य 


29/78 


11-09-1974 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


3 


श्री बिन्देश्वरी प्रसाद 


14-01-1941 


सामान्य 


7/91 


31-03-1983 


4 


श्री कृष्णचन्द्र प्रसाद 


01-10-1943 


सामान्य 


8 / 91P 


31-03-1983 


5 


श्री हैदर हुसैन 


05-01-1941 


सामान्य 


14/91 


31-03-1983 


सेवा -निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 


6 


श्री रबीन्द्र प्रसाद 


08-03-1944 


सामान्य 


17/91 


31-03-1983 


4 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म - तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व ० का 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


7 


श्री विद्याभूषण सिंह 


10-01-1943 


सामान्य 


18/91 


31-03-1983 


सेवा -निवृत्त 


8 


श्री यमुना प्रसाद यादव 


01-01-1942 


सामान्य 


19/91 


31-03-1983 


सेवा - निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


9 


श्री शमीम अशरफ 


04-07-1942 


सामान्य 


23/91 


31-03-1983 


10 


श्री सी 0 एम 0 के 0सिन्हा 


सामान्य 


24/91 


31-03-1983 


मृत 
सेवा -निवृत्त 


11 


श्री राम बहादुर 


बैठा 


07-09-1941 


अ 0 जा 0 


29/91 


31-03-1983 


12 


श्री नुनु रजक 


02-07-1948 


अ 0 जा 0 


45/91 


31-03-1983 


मृत 


13 


श्री चन्देश्वर दास 


02-01-1948 


अ 0 जा 0 


118/91 


31-03-1983 


मृत 


14 


श्री रामचन्द्र प्रसाद 


02-07-1944 


अ 0 जा 0 


184/91 


18-12-1986 


15 


श्री कैलाश राम 


21-01-1942 


अ 0 जा 0 


185/91 


18-12-1986 


16 


श्री जगलाल चौधरी 


29-01-1944 


अ 0 जा 0 


186/91 


18-12-1986 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


17 


श्री कालीचरण 


12-07-1946 


अ 0 जा 0 


272/91 


06-07-1989 


18 


श्री प्यारे लाल 


02-02-1947 


अ 0 जा 0 


275/91 


06-07-1989 


19 


श्री विलास मंडल 


05-07-1950 


अ 0 जा 0 


277/91 


06-07-1989 


20 


श्री श्याम मुरारी 


05-09-1954 


अ 0 जा 0 


279/91 


06-07-1989 


मृत 


21 


श्री सत्यनारायण यादव 


10-07-1945 


सामान्य 


27/91 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


22 


श्री मनाजीरूल हक 


30-06-1946 


सामान्य 


28/91 


02-07-1991 


23 


श्री प्रभाष चन्द्र यादव 


02-12-1946 


सामान्य 


30/91 


02-07-1991 


मृत 


24 


श्री गोपेन्द्र प्रसाद 


13-02-1940 


सामान्य 


94/91 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 


संशोधित 30 " क " 


25 


श्री रविन्द्र नाथ मिश्र 


15-07-1934 


सामान्य 


96/91 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 


संशोधित 31 " ख " 


26 


श्री नवगोपाल दत्ता 


23-01-1941 


सामान्य 


02-07-1991 


सेवा - निवृत्त 


95/91 संशोधित 

31 " ख " 


27 


श्री गिरधारी लाल 


11-05-1938 


सामान्य 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 


95/91 
संशोधित 31 " ग " 


28 


श्री किशोरी महाराज 


01-12-1933 


सामान्य 


32/91 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


29 


श्री जगरनाथ दास 


10-01-1937 


सामान्य 


34/91 


02-07-1991 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


5 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व 0 क 0 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


30 


श्री रामवरण सिंह 


09-01-1944 


सामान्य 


35/91 


02-07-1991 


31 


श्री बी ० एन ० झा 


07-06-1935 


सामान्य 


36/91 


02-07-1991 


32 


श्री कुशेश्वर नाथ सिन्हा 


05-01-1934 


सामान्य 


38/91 


02-07-1991 


33 


श्री चंदेश्वर सिंह 


22-02-1948 


सामान्य 


42/91 


02-07-1991 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 


34 


श्री रामवचन चौघरी 


06-08-1947 


सामान्य 


43/91 


02-07-1991 


35 


श्री गिरिजा नंद झा 


01-08-1945 


सामान्य 


46/91 


02-07-1991 


36 


श्री गौरीशंकर प्रसाद 


09-01-1944 


सामान्य 


47/91 


02-07-1991 


37 


श्री रामजी प्रसाद सिंह 


19-12-1941 


सामान्य 


88/91 


02-07-1991 


संशोधित 50 " क " 


38 


श्री गंगाधर गिरि 


02-08-1949 


सामान्य 


51/91 


39 


श्री दिनेश 

कुमार 

सिन्हा 


20-01-1943 


सामान्य 


52/91 


40 


श्री रामजी पाण्डेय 


06-09-1946 


सामान्य 


53/91 


41 


श्री ब्रजमोहन यादव 


01-02-1942 


सामान्य 


54/91 


42 


श्री कुलदीप प्र0 यादव 


11-07-1942 


सामान्य 


55/91 


43 


श्री अशोक कुमार 


03-09-1944 


सामान्य 


57/91 


44 


श्री धरनीधर उपाध्याय 


10-11-1943 


सामान्य 


58/91 


45 


श्री महेश प्रसाद साहु 


05-07-1941 


सामान्य 


60/91 


46 


श्री दिनेश चन्द्र मित्रा 


01-10-1933 


सामान्य 


61/91 


02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 सेवा - निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा - निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
02-07-1991 

सेवा -निवृत्त 
01-09-1993 

सेवा -निवृत्त 
01-09-1993 

सेवा -निवृत्त 
01-09-1993 

सेवा -निवृत्त 
01-09-1993 

सेवा -निवृत्त 


47 


श्री शंभु नाथ चौधरी 


08-02-1938 


सामान्य 


62/91 


48 


श्री ए 0 एम 0 खान 


17-01-1943 


सामान्य 


64/91 


49 


श्री तारकेश्वर शरण 


15-11-1938 


सामान्य 


65/91 


50 


श्री सौदागर प्र0 मेहता 


01-06-1942 


सामान्य 


66/91 


51 


श्री एम 0 आर0 अंसारी 


04-01-1937 


सामान्य 


68/91 


52 


श्री निकुंजबिहारी अग्रवाल 


06-01-1940 


सामान्य 


69/91 


53 


श्री राजेन्द्र सिन्हा 


02-01-1943 


सामान्य 


70/91 


54 


श्री मोहन लाल 


15-08-1946 


सामान्य 


73/91 


55 


श्री कृष्ण कुमार सिंह 


04-01-1942 


सामान्य 


75/91 


6 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म - तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व ० का 


कार्य० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


56 


13-11-1941 


सामान्य 


01-09-1993 


सेवा -निवृत्त 


श्री मजिस्टर सिंह उर्फ 
विद्यासागर सिंह 


77/91 
क संशोधित 


57 


श्री दीनानाथ सिंह 


17-01-1943 


सामान्य 


78/91 


01-09-1993 


58 


श्री परमानंद सिंह 


06-01-1938 


सामान्य 


80/91 


01-09-1993 


59 


श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा 


22-02-1941 


सामान्य 


81/91 


01-09-1993 


60 


श्री भोलन चौधरी 


01-02-1940 


सामान्य 


82/91 


01-09-1993 


61 


श्री गोकुल प्र0 विश्वास 


01-01-1939 


सामान्य 


83/91 


01-09-1993 


62 


श्री धीरेन्द्र कु 0 सिन्हा 


15-07-1940 


सामान्य 


84/91 


01-09-1993 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 


63 


श्री कपिलदेव सिंह 


15-01-1941 


सामान्य 


85/91 


01-09-1993 


64 


श्री वैजनाथ चौधरी 


20-10-1943 


सामान्य 


86/91 


01-09-1993 


65 


श्री शेखावत अली 


03-11-1942 


सामान्य 


87/91 


01-09-1993 


66 


श्री यादव लाल प्रसादगुप्ता 


15-07-1942 


सामान्य 


92/91 


01-09-1993 


67 


श्री प्रभुनाथ प्रसाद 


08-08-1949 


अ 0 ज 0 जा 0 


280/93 


01-09-1993 


68 


19-11-1940 


सामान्य 


103/91 


20-06-1997 


श्री जगदीश प्रसाद 
जायसवाल 


69 


श्री शीलभद्र सिन्हा 


07-07-1947 


सामान्य 


104/91 


20-06-1997 


70 


श्री जगन्नाथ केशरी 


03-06-1940 


सामान्य 


100/91 


31-01-1998 


71 


श्री बच्चा प्रसाद सिंह 


08-07-1945 


सामान्य 


112/91 


01-12-1998 


72 


श्री प्रभुनाथ शर्मा 


01-18-1946 


सामान्य 


109/91 


12-01-1999 


सेवा - निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


73 


श्री पिताम्बर झा 


01-01-1948 


सामान्य 


111/91 


14-01-1999 


74 


श्री विनायक मनु 


30-06-1945 


सामान्य 


108/91 


15-01-1999 


75 


श्री कपिलदेव शर्मा 


18-06-1946 


सामान्य 


113/91 


01-02-1999 


76 


श्री कृशचन्द्र जायसवाल 


10-10-1950 


सामान्य 


115/91 


01-02-1999 


मृत 


77 


श्री रामजी सिंह 


17-01-1945 


सामान्य 


107/91 


05-04-1999 


78 


श्री उमाकांत मिश्र 


05-01-1943 


सामान्य 


122/91 


01-12-1999 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


79 


श्री हेमंत कुमार लाल 


10-05-1943 


सामान्य 


123/91 


01-01-2000 


80 


श्री हरि प्रसाद मेहता 


01-01-1943 


सामान्य 


119/91 


01-03-2000 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


7 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व 0 क 0 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


81 


श्री मुरलीधर सिंह 


15-08-1948 


सामान्य 


126/91 


20-12-2000 


82 


श्री आदित्य प्रसाद सिंह 


06-04-1948 


सामान्य 


127/91 


31-12-2000 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


83 


श्री भारतभूषण कुमार 


05-01-1948 


सामान्य 


138/91 


01-02-2001 


84 


श्री शमशेर आलम 


15-06-1947 


सामान्य 


144/91 


01-06-2001 


85 


श्री अरविन्द कुमार सिंह 


10-05-1948 


सामान्य 


145/91 


01-10-2001 


86 


श्री एकनाथ शर्मा 


02-01-1948 


सामान्य 


147/91 


01-11-2001 


87 


श्री रत्नेश्वर कुमार सिह 


03-07-1948 


सामान्य 


150/91 


01-02-2002 


88 


श्री राजकुमार दास 


08-07-1949 


समान्य 


96/08 


08-08-2008 


89 


श्री चन्द्रेश्वर शर्मा 


01-07-1950 


सामान्य 


104/08 


08-08-2008 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा- निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


90 


श्री गोपाल प्र0 विश्वास 


28-07-1950 


सामान्य 


115/08 


08-08-2008 


91 


श्री अरूण प्रसाद सिन्हा 


23-06-1950 


सामान्य 


118/08 


08-08-2008 


92 


श्री वासुदेव प्रसाद 


09-02-1950 


सामान्य 


145/08 


07-01-2009 


93 


श्री विजय कुमार राय 


01-08-1949 


सामान्य 


146/08 


07-01-2009 


94 


श्री शुकदेव प्रसाद 


28-02-1949 


सामान्य 


147/08 


07-01-2009 


95 


श्री सतीश 

कुमार 

कर्ण 


15-03-1955 


सामान्य 


148/08 


07-01-2009 


96 


श्री प्रमोद कुमार राय 


09-11-1952 


सामान्य 


149/08 


07-01-2009 


97 


श्री रामाशीष शर्मा 


12-07-1951 


सामान्य 


150/08 


07-01-2009 


सेवा - निवृत्त 


98 


05-08-1953 


सामान्य 


151/08 


07-01-2009 


99 


श्री सुनील कुमार सिन्हा 
श्री मुकेश कुमार सिंह 
श्री नन्द किशोर मंडल 


08-07-1951 


सामान्य 


152/08 


07-01-2009 


सेवा - निवृत्त 


100 


04-01-1952 


सामान्य 


155/08 


07-01-2009 


101 


श्री उपेन्द्र कुमार 


06-09-1952 


सामान्य 


156/08 


07-01-2009 


102 


श्री अशोक कुमार 


15-01-1955 


सामान्य 


158/08 


07-01-2009 


103 


श्री सुरेश प्रसाद 


13-08-1953 


सामान्य 


159/08 


07-01-2009 


104 


श्री देवलाल प्रसाद 


06-06-1951 


सामान्य 


160/08 


07-01-2009 


105 


श्री अवध किशोर शर्मा 


01-06-1951 


सामान्य 


162/08 


07-01-2009 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


106 


श्री योगेन्द्र ठाकुर 


24-07-1949 


सामान्य 


163/08 


07-01-2009 


8 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म - तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व 0 क 0 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


107 


श्री श्री निवास पाण्डेय 


25-06-1952 


सामान्य 


166/08 


07-01-2009 


108 


श्री देवेन्द्र पंडित 


01-01-1957 


सामान्य 


167/08 


07-01-2009 


109 


श्री जागेश्वर प्रसाद 


14-01-1949 


सामान्य 


169/08 


07-01-2009 


सेवा -निवृत्त 


110 


02-01-1952 


सामान्य 


171/08 


07-01-2009 


111 


श्री मो 0 अजीजुद्धीन अंसारी 
श्री सुधीर किशोर सहाय 
श्री उमेशचन्द्र सिंह 


11-12-1950 


सामान्य 


173/08 


07-01-2009 


सेवा - निवृत्त 


112 


02-05-1952 


सामान्य 


174/08 


07-01-2009 


113 


श्री चन्द्रनारायण झा 


02-01-1954 


सामान्य 


175/08 


07-01-2009 


114 


श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा 


15-04-1951 


सामान्य 


176/08 


07-01-2009 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


115 


श्री इन्द्रमणि मिश्र 


25-05-1949 


सामान्य 


178/08 


07-01-2009 


116 


श्री विक्रमा राय 


30-10-1952 


सामान्य 


180/08 


07-01-2009 


117 


श्री रामलगन कुंवर 


20-07-1949 


सामान्य 


182/08 


07-01-2009 


सेवा -निवृत्त 


118 


श्री कैलाश प्रसाद 


16-01-1953 


सामान्य 


183/08 


07-01-2009 


119 


श्री भोला प्रसाद 


06-07-1951 


सामान्य 


184/08 


07-01-2009 


सेवा - निवृत्त 


120 


श्री कमल कुमार सिंह 


03-03-1953 


सामान्य 


185/08 


07-01-2009 


121 


श्री वृज विहारी सिंह 


16-05-1949 


सामान्य 


186/08 


07-01-2009 


122 


श्री केदारनाथ सिंह 


03-07-1949 


सामान्य 


223/08 


07-01-2009 


सेवा -निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


19-01-1950 


सामान्य 


225/08 


16-06-2009 


123 | श्री अमरेन्द्र कुमार राय 
124 श्री महेन्द्र प्रसाद राय 


31-07-1952 


सामान्य 


226/08 


16-06-2009 


125 


श्री देवानन्द यादव 


30-05-1950 


सामान्य 


227/08 


16-06-2009 


126 


श्री रामबली ईश्वर 


02-01-1950 


सामान्य 


229/08 


16-06-2009 


सेवा -निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 
सेवा - निवृत्त 


127 


श्री विजय कुमार यादव 


12-01-1950 


सामान्य 


230/08 


16-06-2009 


128 


श्री भुवनेश्वर नाथ तिवारी 


17-07-1952 


सामान्य 


232/08 


16-06-2009 


129 


श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह 


07-12-1955 


सामान्य 


233/08 


16-06-2009 


130 


श्री बॉके बिहारी साव 


01-01-1950 


सामान्य 


235/08 


16-06-2009 


सेवा - निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


131 


श्री महेन्द्र प्रसाद 


01-08-1950 


सामान्य 


239/08 


16-06-2009 


132 


श्री शंभु प्रसाद गुप्ता 


02-10-1953 


सामान्य 


92/08 


01-04-2010 


133 


श्री जगदीश चन्द्र 


18-01-1953 


सामान्य 


93/08 


01-04-2010 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


9 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व 0 क 0 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


134 


श्री अखिलेश चन्द्र भूषण 


22-05-1955 


सामान्य 


95/08 


01-04-2010 


135 


श्री ब्रजभूषण राव 


01-03-1953 


सामान्य 


240/08 


11-06-2010 


136 


श्री हरिवंश कुमार 


17-01-1951 


सामान्य 


244/08 


11-06-2010 


सेवा -निवृत्त 


137 


श्री सर्वानंद उपाध्याय 


01-01-1954 


सामान्य 


248/08 


11-06-2010 


138 


श्री जयनाथ प्रसाद यादव 


27-02-1951 


सामान्य 


249/08 


11-06-2010 


सेवा - निवृत्त 


139 


श्री बबन प्रसाद 


25-06-1953 


सामान्य 


250/08 


11-06-2010 


140 


श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौधरी 


30-06-1951 


सामान्य 


252/08 


11-06-2010 


सेवा -निवृत्त 


141 


श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा 


10-10-1954 


सामान्य 


255/08 


11-06-2010 


142 


श्री भूलन सिंह 


09-02-1955 


सामान्य 


256/08 


11-06-2010 


143 


श्री नरेश प्रसाद 


23-02-1951 


सामान्य 


258/08 


11-06-2010 


सेवा -निवृत्त 


144 


श्री जीतेन्द्र झा 


02-01-1955 


सामान्य 


260/08 


11-06-2010 


145 


श्री सच्चिदानन्द सिन्हा 


16-11-1954 


सामान्य 


261/08 


11-06-2010 


146 


श्री अवधेश 

कुमार 

वर्मा 


05-07-1952 


सामान्य 


263/08 


11-06-2010 


147 


श्री भैरव नाथ झा 


13-03-1954 


सामान्य 


265/08 


11-06-2010 


148 


श्री कृष्ण मोहन मंडल 


26-12-1952 


सामान्य 


267/08 


11-06-2010 


149 


श्री अब्दुल क्यूम 


11-07-1955 


सामान्य 


268/08 


11-06-2010 


150 


श्री सुशील कुमार सिंह 


15-10-1954 


सामान्य 


269/08 


11-06-2010 


151 


श्री ओम प्रकाश शर्मा 


10-11-1952 


सामान्य 


270/08 


11-06-2010 


152 


श्री सुयश वरदान 


23-06-1951 


सामान्य 


272/08 


28-12-2010 


153 


श्री मो 0 इरफान 


08-01-1951 


सामान्य 


274/08 


28-12-2010 


सेवा -निवृत्त 
सेवा -निवृत्त 


154 


श्री संजय कुमार सिन्हा 


01-01-1951 


सामान्य 


276/08 


28-12-2010 


155 


श्री जटाशंकर चौधरी 


10-03-1953 


सामान्य 


277/08 


28-12-2010 


156 


श्री रवीन्द्र नाथ सिंह 


16-07-1953 


सामान्य 


280/08 


28-12-2010 


157 


श्री 


युगल 

किशोर शर्मा 


03-02-1955 


सामान्य 


282/08 


28-12-2010 


158 


श्री सतीश कुमार 


04-12-1954 


सामान्य 


284/08 


28-12-2010 


159 


श्री प्रफूल्ल चन्द्र मिश्र 


02-02-1953 


सामान्य 


288/08 


08-04-2011 


10 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


श्रेणी 


वर्ष 1978, 1991 
एवं वर्ष 1993 के 
सहा0 अभि o( यॉ ० ) 

का व 0 क 0 


कार्य ० अभि ० 
( यॉ ०) के पद 
पर प्रोन्नति की 

तिथि 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


160 


श्री रवि कान्त शेखर 


02-01-1954 


सामान्य 


291/08 


08-04-2011 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

तौहीद हसन अंसारी , 
संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

20 जुलाई 2011 
सं . 01 / रा ० स्था .(3) वि.स.से.( अति.प्र.) 08 / 10-3312 — श्री भरत कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 
( हस्तकरघा), बिहार , राजेन्द्रनगर, पटना को अगले आदेश तक के लिए दि बिहार स्टेट धुनियां -रंगरेज - दर्जी ( धु.र.द.) 
को - ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
2. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय , 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप - सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2011 
सं ० वन विविध -01 / 11 / 2425 / प ० व ० — बिहार राज्य विवाचन नीति 2011 (बिहार स्टेट लिटिगेशन पौलिसी, 
2011) की कंडिका 2.1 के तहत विभाग में विधिक मामलों के अनुश्रवण एवं प्रभावकारी प्रबंधन हेतु श्री कमलेश्वर पासवान , 
उप - सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग को इस विभाग के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रामावतार राम , विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 300 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


11 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 अगस्त 2011 
सं ० 2/ सी.एम.टी.- 46/ 2011 - परि ० 3526 — मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार दिनांक 18 जुलाई 2011 की तिथि से छः माह के लिए यातायात पुलिस , पटना में 
पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षकों/ सहायक अवर निरीक्षकों एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 
की धारा 178 , 179 , 180 , 181, 182 , 183, 184, 185 , 186, 187 , 188, 189 , एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 
दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं 


होगी । 


2. पुलिस अधीक्षक , यातायात , पटना उपरोक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के 
संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/ आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह ० ) अस्पष्ट , सचिव । 


5 अगस्त 2011 


सं ० 2 / सी.एम.टी. - 46/ 2011-3323 — मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत् शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, दिनांक 18 जुलाई 2011 तिथि से छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त 
धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की 
राशि उक्त धाराओं ( धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी । 


क्र 


पदाधिकारियों का नाम 


कार्य क्षेत्र 


मोटर वाहन अधिनियम 

1988 की धारा 


अभ्युक्ति 


सं 0 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर 


दानापुर अनुमंडल 


200 


2 . 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पटना सिटी 


पटना सिटी अनु. क्षेत्र 


200 


3 . 


पुलिस उपाधीक्षक , सचिवालय 


पटना मुख्यालय 


200 


4 . 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


पुलिस उपाधीक्षक , विधि व्यवस्था , 
कोतवाली , पटना 


12 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


क्र ० 


पदाधिकारियों का नाम 


कार्य क्षेत्र 


मोटर वाहन अधिनियम 

1988 की धारा 


अभ्युक्ति 


सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


5 . 


पुलिस उपाधीक्षक , नगर 


200 


अनुमंडल क्षेत्र , नगर 
अनुमंडल क्षेत्र , सदर 


6 . 


200 


पुलिस उपाधीक्षक , सदर 
पुलिस उपाधीक्षक , पी 0 सी 0 आर0 , पटना 


7 . 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


8 . 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , फुलवारी 


फुलवारी अनु० क्षेत्र 


200 


9 . 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , फतुहा 


फतुहा अनु० क्षेत्र 


200 


10 . 


थानाध्यक्ष , 


रूपसपुर 


रूपसपुर थाना 


200 


11 . 


थानाध्यक्ष, खगौल 


खगौल थाना, पटना 


200 


12 . 


थानाध्यक्ष , बुद्धा कॉलांनी 


बुद्धा कॉलोनी थाना , पटना 


200 


13 . 


थानाध्यक्ष , दीघा , पटना 


दीघा थाना , पटना 


200 


. 


14 . 


थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर , थाना पटना 


शास्त्रीनगर थाना, पटना 


200 


15 . 


थानाध्यक्ष , कृष्णापुरी , पटना 


कृष्णापुरी थाना , पटना 


200 


16 . 


थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग , पटना 


गर्दनीबाग थाना, पटना 


200 


17 . 


थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान , पटना 


गाँधी मैदान थाना, पटना 


200 


18 . 


थानाध्यक्ष , कदमकुंआ , पटना 


कदमकुंआ थाना , पटना 


200 


19 . 


थानाध्यक्ष , कंकड़बाग , पटना 


कंकड़बाग थाना, पटना 


200 


20 . 


थानाध्यक्ष, जक्कनपुर , पटना 


जक्कनपुर थाना, पटना 


200 


21. 


थानाध्यक्ष , फुलवारीशरीफ , पटना 


फुलवारीशरीफ थाना, पटना 


200 


22 . 


थानाध्यक्ष, बेउर, पटना 


बेउर थाना , पटना 


200 


23 . 


थानाध्यक्ष , पत्रकारनगर , पटना 


पत्रकारनगर थाना , पटना 


200 


24 


थानाध्यक्ष मालसलामी , पटना 


मालसलामी , थाना पटना 


200 


25 . 


थानाध्यक्ष अगमकुंआ, पटना 


अगमकुंआ, थाना पटना 


200 


26 . 


थानाध्यक्ष आलमगंज , पटना 


आलमगंज , थाना पटना 


200 


27 . 


सभी परीचारी यातायात , पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


28 . 


परीचारी प्रवर यातायात , पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


29. | पुलिस निरीक्षक , यातायात 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


30 . 


थानाध्यक्ष खाजेकलां, पटना 


खाजेकलां, थाना पटना 


200 


31 . 


थानाध्यक्ष चौक , पटना 


चौक , थाना पटना 


200 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


3 


क्र ० 


पदाधिकारियों का नाम 


कार्य क्षेत्र 


मोटर वाहन अधिनियम 

1988 की धारा 


अभ्युक्ति 


सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


32 . 


थानाध्यक्ष मेहंदीगंज , 


पटना 


मेहंदीगंज , थाना पटना 


200 


33 . 


थानाध्यक्ष जानीपुर , पटना 


जानीपुर , थाना पटना 


200 


34 . 


थानाध्यक्ष परसाबाजार , 


पटना 


परसाबाजार , थाना पटना 


200 


35 . 


थानाध्यक्ष शाहपुर , पटना 


शाहपुर , थाना पटना 


200 


36 . 


थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना 


सचिवालय , थाना पटना 


200 


37 . 


थानाध्यक्ष राजीवनगर , पटना 


राजीवनगर , थाना पटना 


200 


38 . 


थानाध्यक्ष डुमरा , पटना 


डुमरा , थाना पटना 


200 


39 . 


200 


थानाध्यक्ष फतुहा अंचल , पटना 

फतुहा अंचल , थाना पटना 
2. पुलिस अधीक्षक , यातायात , पटना उपरोक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के 
संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/ आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 20- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


15 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

21 जुलाई 2011 
सं ० 1 / नि 0 को 0( रा ०)विभागीय 1101 / 11-3335 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा 
श्री संतोष कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को उनके द्वारा संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, दरभंगा 
प्रमंडल , दरभंगा द्वारा बेनीपट्टी एवं लौकही मत्स्यजीवी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आरोपों की जाँच, कार्य में 
बाधा डालने, जाँच को प्रभावित करने एवं उक्त समिति के पुनर्गठन से संबंधित याचित अभिलेखों को उपलब्ध न कराने एवं 
असामाजिक तत्वों से संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपमानित कराने के प्रयास से संबंधित 
आरोपों का स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ 
करने का निर्णय लिया गया था । परन्तु श्री झा के विरूद्ध तीन माह के अन्दर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ नहीं की जा सकी, क्योंकि श्री झा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में अन्य कर्मी भी सम्मिलित थे, जिनके विरुद्ध आरोप 
पत्र प्रपत्र " क " गठित करने में अधिक समय लगा । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील )नियमावली 2005 के नियम -9 की उप कंडिका -7 के 
आलोक में श्री झा का उक्त निलंबन आदेश बरकरार रखा जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 जून 2011 
सं ० 3 / आ.2-20 / 11-616 — श्री सेलेस्टीन हांसदा, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण ( छपरा ) को जिला 
पदाधिकारी सारण ( छपरा ) के पत्रांक 417 दिनांक 21 फरवरी 2011 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में विभागीय अधिसूचना संख्या 
186, दिनांक 2 मार्च 2011 द्वारा निलंबित किया गया । जिला पदाधिकारी, सारण ( छपरा ) द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र पर श्री 
हांसदा से बचाव अभिकथन की मांग की गई । श्री हांसदा द्वारा दिनांक 10 मई 2011 को समर्पित बचाव अभिकथन के 
समीक्षोपरान्त इन्हें तत्काल निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. निलंबन मुक्ति से पश्चात श्री हांसदा पदस्थापन हेतु निदेशक (प्रशासन) कार्यालय, मानव संसाधन विकास 
विभाग , बिहार, पटना में योगदान देंगे । 


16 

बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 
3. श्री हांसदा द्वारा दिनांक 10 मई 2011 को समर्पित बचाव अभिकथन पर अंतिम निर्णय एवं उसके फलाफल के 
अनुरूप निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र राम , 


निदेशक ( प्र0 )-सह - अपर सचिव । 


19 जुलाई 2011 
सं ० 3 / आ.2-31 / 11-757 - जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या 262, दिनांक 23 मार्च 2011 द्वारा श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी 
चम्पारण, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-05 के नियम -9 (1) ( क ) के तहत 
तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम -17 के तहत विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया । 

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 226, दिनांक 30 अप्रील 2011 द्वारा गठित आरोप पत्र पर 
विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 20 मई 2011 द्वारा श्री कुमार से बचाव में लिखित अभिकथन की मांग की गई । श्री कुमार द्वारा 
दिनांक 23 मई 2011 को समर्पित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को “ भविष्य में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के 
निर्वहन के प्रति सजग एवं सचेत रहने की चेतावनी देते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

3. श्री कुमार को निलम्बनावधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता राशि का समायोजन करते हुए देय वेतनादि 
की राशि का भुगतान किया जायेगा तथा उक्त अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी । 

4. श्री कुमार निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन हेतु प्रशासन निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग , बिहार, 
पटना में योगदान देगें । 
5. यह अधिसूचना आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र राम , 


निदेशक (प्र ०)-सह - अपर सचिव । 


19 जुलाई 2011 
सं ० 3 / आ.2-31 / 11-760 — जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या 261 दिनांक 23 मार्च 2011 द्वारा श्री महेश चन्द्र पटेल , तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी 
चम्पारण , मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -05 के नियम-9 (1) ( क ) के तहत 
तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम -17 के तहत विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया । 

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 226, दिनांक 30 अप्रील 2011 द्वारा गठित आरोप पत्र पर 
विभागीय पत्रांक 523, दिनांक 20 मई 2011 द्वारा श्री पटेल से बचाव में लिखित अभिकथन की मांग की गई । श्री पटेल द्वारा 
दिनांक 23 मई 2011 को समर्पित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त श्री पटेल को " भविष्य में अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के 
निर्वहन के प्रति सजग एवं सचेत रहने की चेतावनी देते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

3. श्री पटेल को निलम्बनावधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता राशि का समायोजन करते हुए देय वेतनादि 
की राशि का भुगतान किया जायेगा तथा उक्त अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी । 

4. श्री पटेल निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन हेतु प्रशासन निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार , 
पटना में योगदान देगें । 
5. यह अधिसूचना आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
निदेशक (प्र ०) -सह - अपर सचिव । 


17 अगस्त 2011 


सं0 3 / आ02-90 / 09-813 — जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन 
जिला शिक्षा अधीक्षक , मधुबनी को विभागीय अधिसूचना सं0 60, दिनांक 19 जनवरी 2011 द्वारा निलम्बित करते हुये विभागीय 
कार्यवाही के अधीन किया गया तथा संकल्प सं0 65, दिनांक 19 जनवरी 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई । 

2. श्री कुमार द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2011 को समर्पित निलम्बन मुक्ति संबंधी अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपंरात 
उन्हें निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

3. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के अनुरूप निलम्बन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2011 


17 


4. श्री कुमार निलम्बन से मुक्त होने पर पदस्थापन हेतु प्रशासन निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना में 
योगदान देगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र राम , 


निदेशक (प्र 0)-सह - अपर सचिव । 


12 अगस्त 2011 
सं 0 3 / आ02-111 / 09-879 क्षेत्रीय शिक्षा उप -निदेशक, तिरहुत प्रमडंल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 149, दिनांक 
1 सितम्बर 2009 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में श्री मनोज कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , सीतामढ़ी को विभागीय 
अधिसूचना सं0 1238, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा 
संकल्प सं0 1336, दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध गठित प्रपत्र - क पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की 


गई । 


2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 111 / सं 0 स , दिनांक 14 जुलाई 2011 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के 
समीक्षोपरांत श्री वर्मा को निलम्बन से 

मुक्त 

किया जाता है । 
3. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के अनुरूप निलम्बन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 

4. श्री वर्मा निलम्बन से मुक्त होने पर पदस्थापन हेतु प्रशासन निदेशालय मानव संसाधन विकास विभाग , पटना में 
योगदान देगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र राम , 


निदेशक ( प्र ०)-सह - अपर सचिव । 


22 जुलाई 2011 
सं 0 3 / आ02-13 / 09-786 — श्री दिनेश कुमार चौधरी तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक - सह -जिला कार्यक्रम 
समन्वयक, अररिया सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद के विरुद्ध उनके अररिया के पदस्थापनकाल में बिहार 
शिक्षा परियोजना कार्यालय अररिया एवं डेहटी पैक्स अररिया के मिलीभगत से सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के कुल 80.39 
लाख रूपये के गबन एवं दुर्विनियोग संबंधी मामले में स्थानीय थाना पलासी अररिया में कांड सं0 30/09 दर्ज किया गया । 
अररिया पुलिस द्वारा जहानाबाद से दिनांक 20 जुलाई 2011 को श्री चौधरी को गिरफ्तार कर कारावास भेजे जाने के 
फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-05 के नियम-9 (2) के तहत दिनांक 
20 जुलाई 2011 के प्रभाव से निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है । 

2. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा । 

3. श्री चौधरी को निलम्बन अवधि में उक्त नियमावली के नियम -10 में वर्णित प्रावधानों के तहत उनके प्राधिकार पत्र 
के आधार पर उनके नामांकित आश्रित को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 


, 


राजेन्द्र राम, 


निदेशक (प्र ०)-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 70- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


